निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं० पटना 333 ) पटना , मंगलवार , 12 अप्रील 2016 


गव्य विकास निदेशालय , बिहार, पटना 


आदेश 

16 मार्च 2016 
सं० (नि0 - 08) - 01 / 2015 - 437 - 11 - निगरानी थाना कांड संख्या - 017 / 2015 दिनांक 26.02. 2015 धारा - 7 / 13 
( 2 ) सह पठित धारा - 13 (1 ) डी0 भ्र0नि0 अधि0 1988 के प्राथमिकी अभ्युक्त श्री अनिल कुमार, डेरी फिल्ड ऑफिसर , जिला गव्य 
विकास कार्यालय, अरवल जिन्हें निगरानी धावादल द्वारा रू0 10,000 / - ( दस हजार रूपये ) रिश्वत लेते पकड़े जाने के आरोप में 
दिनांक 26.02. 2015 को न्यायिक हिरासत में लिया गया है, को बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के 
नियम – 9 की कंडिका ( 1) के उपकंडिका ( ग) के आलोक में न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि 26. 02. 2015 के प्रभाव से 
गव्य विकास निदेशालय ,बिहार, पटना के आदेश संख्या - 14 सहपठित ज्ञापांक - 494 दिनांक 17.03.2015 द्वारा निलम्बित किया 
गया है एवं मुख्यालय - क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया है । 

___ जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा होने के पश्चात् श्री अनिल कुमार ने दिनांक 14.07.2015 के पूर्वाह्न में क्षेत्रीय 
गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर में योगदान समर्पित किया । 

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प एवं ज्ञापांक - 609 दिनांक 06.04. 2015 द्वारा श्री अनिल कुमार के 
विरुद्ध गठित दो आरोपों सं0 1 – रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के संबंध में एवं सं0 2 – सरकारी पद का भ्रष्ट दुरूपयोग के 
लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप 
प्रमाणित हैं । 

___ संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति देते हुए उन्हें 15 ( पन्द्रह ) दिनों का समय देते हुए निदेशालय के 
पत्रांक 251 दिनांक 15.02.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया । 

श्री अनिल कुमार (निलंबित ), डेरी फिल्ड ऑफिसर , जिला गव्य विकास कार्यालय , अरवल सम्प्रति - मुख्यालय - क्षेत्रीय 
गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया,जिसकी समीक्षा की गई, समीक्षोपरान्त स्थिति 
निम्नवत पायी गयी : 

__ आरोपी श्री अनिल कुमार ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्य रूप से संचालन पदाधिकारी द्वारा संदर्भित केस से 
संबंधित व्यक्तियों को गवाही के लिए नहीं बुलाये जाने की बात अंकित की है तथा विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान उनके 
द्वारा माँगे गये दस्तावेजों की प्रति नहीं उपलब्ध कराये जाने की बात भी अंकित की गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 12 अप्रील 2016 
विभागीय जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रस्तुत मामले में प्रस्तुतीकरण 
पदाधिकारी द्वारा आरोपों की पुष्टि के लिए उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त पाये जाने की स्थिति में आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय 
लिखित अभिकथन में जिन गवाहों की गवाही का तथ्य उठाया गया है उसकी गवाही आवश्यक नहीं समझी गयी । आरोपी 
पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में दो स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा उन दोनों गवाहों का मौखिक / लिखित बयान लिया गया । 
जहाँ तक श्री कुमार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात कही गई है , के संबंध में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 303 दिनांक 30. 09 .2015 के माध्यम से श्री कुमार द्वारा दिनांक 04 . 09 .2015 को माँगे 
गये दस्तावेज के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । 

इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री अनिल कुमार का द्वितीय लिखित अभिकथन को असंतोषजनक पाते हुए अस्वीकृत कर 
दिया गया । 

अतः प्रमाणित पाये गये उपर्युक्त आरोप के आलोक में विहित प्रक्रिया के तहत् सांगोपांग विचार करते हुए श्री अनिल 
कुमार (निलंबित ), डेरी फिल्ड ऑफिसर जिनका जन्म तिथि 13. 12 .1962, सेवा प्रथम नियुक्ति तिथि 14.12.1992, सेवा निवृति की 
तिथि 31.12.2022 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम - 14 ( XI) के तहत् 
सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है । 
2. श्री अनिल कुमार (निलंबित), डेरी फिल्ड ऑफिसर , जिला गव्य विकास कार्यालय, अरवल सम्प्रति - मुख्यालय - क्षेत्रीय 

गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है । इस आदेश के निर्गमनोपरांत इनका 
विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
श्री अनिल कुमार के निलंबन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय (उप 
निदेशक, क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर ) के उपस्थिति प्रतिवेदन के आलोक में जिला गव्य विकास 

कार्यालय, अरवल द्वारा किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारियों / प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय । 
बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारी का संक्षिप्त परिचय : 
नाम : - श्री अनिल कुमार (निलम्बित ), डेरी फिल्ड ऑफिसर, तत्कालीन जिला गव्य विकास कार्यालय, अरवल 

सम्प्रति - मुख्यालय क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर | 
जन्म तिथि : - 13.12.1962 
पिता का नाम : - स्व० भुखन महतो 
स्थायी पता : - ग्राम - इतासंग, थाना - रहुई ,जिला - नालन्दा, बिहार | 
विभाग में योगदान की तिथि : - 14.12. 1992 
वेतनमान : - वेतन बैंड 9300 - 34,800 / - ग्रेड वेतन - 4800 / 


आदेश से , 
हरे राम सिंह, 
निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 333 - 571 + 100 डी0टी0जी0I 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


